- 


7 


foret 71 -( 1 )- 72 


REGISTERED No. D - (D )-72 


f 


CREATIVE 


Vu 


" 


4 


. 


지 


w 


भारत का राजपत्र में 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HTT II° 3 - ravo (i) 
PART JI — Section 3 — Sub - section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


HO 336 ] 
No. 336 ] 


As faceft, Twar , umur 28 , 1977 / TT 6 , 1899 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 28, 1977 /KARTIKA 6, 1899 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is glyen to this part in order that it may bo Olod 

ag a separate compilation . 


- 


- 


- 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION 

(Department of Food ) 

ORDER 

New Delhi, the 28th October 1977 
G .SR 656 ( E ) . - - In exercise of the powers conferred by section 67 of the Punjab 
Reorganisation Act , 1966 (31 of 1965 ) , the Central Government hereby makes the 
following Order in relation to the apportionměnt of the assets , rights and liabilities 
of the State Warehousing Corporation established under the Warehousing Corpora 
tions Act, 1962 ( 58 of 1962) for the State of Punjab As it existed immediately 
before the appointed day, namely 

1 Short title and commencement. - ( 1 ) This Order may be called the Punjab 
State Warehousing Corporation ( Apportionment of assets , rights and liabilities ) 
Order , 1977 

( 2 ) It shall be deemed to have come into force on the Arst day of November , 
1967 
2 Definitions . — In this Order, unless the context otherwise require, 

( a ) " Act" means the Warehousing Corporations Act, 1962 ( 58 of 1962) ; 
( b ) " appointed day " for the purpose of this Order, means the 1st day of 

November , 1967, 
( c ) " Corporation " means the State Warehousing Corporation established 

under the Warehousing Corporations Act , 1962 ( 58 of 1962 ) for the 
State of Punjah as it existed immediately before the appointed day ; 


( 2047 ) 


2048 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC , 3 ( 1) 


( d ) " population ratio " , in relation to the State of Punjab and the State of 

Haryana and the Union territory of Himachal Pradesh and the Union 

territory of Chandigarh , means the ratio of — 
Punjab 

54.84 
Haryana 

37. 38 
Himachal Pradesh 

7 19 
Chandigarh 

0 .59 


? Balance Shect - - The details given in the balance sheet of the Corporation as 
on the 31st Octoher , 1967 shall constitute the audited assets and llabilities of the 
Corporation 

4 Share capital - - ( 1 ) The share capital of the Corporation shall be divideri 
Among the States of Punjab and Haryana and the Union territories of Himachal 
Pradesh and Chandigarh in the population ratio After the share capital is so 
divider , the share of the Tnion territory of Chandigorh and the Union territory of 
Himachal Pradesh shall be kept in suspense account in the State of Punjab and 
on the establishment of a State Warehousing Corporation in the Union territory 
of Chandırarh or in the Union territory of Himachal Pradesh , its share shall be 
transferred to the (Corporation so established in that Union territory . 

( 2 ) The share capital invested hy the Central Warehousing Corporation shall 
be deemed to have been transfrrred on the 

t he States of Punjab 
and Haryana on the lasts of population ratic 

, to the Central Ware 
housing Corporation their matrhing contribu . 

- of the Union terri 
tories of Himarhal Pradesh and Chandigarh 


5 Staff . — Every emplovce of the Corporation working in a warehousing centre 
situated in the State of Punjab or the state of Haryana shall stand transferred to 
that State on the same terms and conditions of service as were applicable to him 
immediately before the commencement of this Order 

Provident that the States of Tunih and Haryana shall work out an arrangement 
hy mutual ngreemet, for a110rtion of employees working in the Head Omce of 
the Corporation nt ( handigarh 

6 Assets and lia holttes — The Assc s and liabilities of the Corporation , other 
than those mentioned in clause it and 5 , shall be distributed amongst the States 
of Punjah and Haryan18 and the Union territories of Himachal Pradesh and Chandi 
garh on population ratio lysly or on luration hasis as on the appointed day , as 
specifed helow — 

( a ) On population hasza 

(1 ) Statutory reserve fund and . ccumulated profits. 
( 11 ) Ront of the Head Onion building of the Corporation 
(111 ) Fee of Income Tax Arlyisor and audit fee payable and insurance char 

ges 
( iv ) Logs due to embezzlement at the warehouse located at Sultanpur Lodhi 
( v ) Moveable Aseets including euripment, furniture, insecticides and che 

mirale , stationery and judicial stamps at the Head Office of the 

Corporation 
( yi ) Refund of income tax and insurance prepad. 
( vii) Any other advances , assets, or liabilities relatable to the Head Office 

of the Corporation 
(h ) On toontcom basis : 

(1 ) Rent of godowns, offices and warehousing centres. 
(11) Bills and licence fees payable for warehousing centres 
(ii) Immovable assets including land and building for each warehousing 

centre , subject to sustable adjustment being made taking into con 
sideration the amount ue to State of Punjab and the State of Har 

yana and value of the capital assets located in that State 
(iv ) Movable assets inclurling equipment, furniture , Insecticides and chemi. 

cals stationery and judicial stamps relatable to individual ware 
housing centre . 


UTT II 


. 3i) 


भारत का असाधारण राजपत्र 


2049 


(v ) Storage charges and expenses recoverable 
( vi ) Cas in hand and the bank balances held by the warehousing centres . 
(vii ) Any other advances relatable to the warehousing centres 


( vili ) Any other charges arising out of claims against the Corporation 


( c ) The land at Chandigarh for the construction of the Head Oflice Building 

for the Corporation shall be transterred to the State of Punjab and 
the amount already spent on the same by the Corporation may be 
adjusted against the Cash balances uue lo 11t Slute 


( d ) The Staff car of the Corporation shall be allotted to the State of Punjab 

at its depreciated value 


( e ) The cash in hạnd including deposits in banks at the Head Office of the 

Corporation shall be utilised to ndich the assets with the llabıllties in 
respect of each of the States of Punjab and Haryana and the Union 
territories of Himachal Pradesh and Chandigarh alter dividing tho 
assets and liabilities among the said States and the Union territories 


7 . Overall Anancial adjustment. The division of assets and liabilities mentioned 
in clauses 4 and 6 shall be subject to overall inancial adjustment among the States 
of Punjab and Haryana and the Union terrorics of Himachal Pradesh and 
Chandigarh in such manner that the net assets , that is to say , the excess of assets 
over liabilities, shall accrue to them in the population ratio 


8 Accounts .- - The account books of the Corporation and all other relevant re 
cords upto the 31st October, 1967 shall continue to be maintained by the State of 
Punjab 


9 . Joint reserve fund . - ( 1 ) In order to incet the known or unknown liabilities 
of the Corporation , an amount to be mutually agreed by the States of Punjal, and 
Haryana shall be set aside out of the divisible cash balance as joint reserve fund 
and the State of Punjab shall operate this lund 11 consultation with the State of 
Haryand and maintain the accounts thereof The State of Halyuna shall re - imburse 
its share of the liabilities of the Corporation to the State or Punjab which may arise 
after the final division of assets and liabilities in accordance with this Oider, it 
the joint reservo fund is not suficient to discharge these iſabilities 


( 2 ) The State of Punjab shall also take neurissary action to recover the sums 
due to the Corporation immediately before the appointed day (which are not relat 
able to the warehousing centres ) . 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


Under section 67 of the Punjab Reorganisation Act , 1966 , the assets , rights and 
liabilities of the erstwhilc Punjab State Warehousing Corporation were required 
to be apportioned between the successor States in such manner as may be agreed 
upon among them within one year of the dissolution of the Corporation or if no 
agreement is reached , in such manner as the Central Government may by 
order determine The erstwhile Punjab State Warrhousing Corporation stood dis 
solved on 1st November, 1967 The successor States of Punjab and lIaryana and 
the Union territory of Himachal Pradesh and Union territory of Chandigarh have 
not however come to an agreement upon the appoitionment of assets , rights and 
Liabilities within one year, namely , by 1st November, 1968 Accordingly , the Cen 
tral Government are issuing the Order and have decided to give effect to the pro 
visions contained in this Order from 1st November, 1967 in terms of the provisions 
of section 87 of the Act . The interests of any party are not prejudicially affected 
by the proposed retrospective effect, 


[ NO F . 25 -3 / 65 - SG ] 


KAMALA PRASAD , Jt Secy . 


2050 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


L ART II - SEC , 3 ( 1) 


कृषि और सिंचाई मंत्रालय 
( खाद्य विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 28 अक्तूबर , 1977 
का० प्रा० 656 ( प्र ) --- केन्द्रीय सरकार, पजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 
( 1965 का 35 ) की धारा 67 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाण्डागारण 
निगम अधिनियम, 1962 ( 1962 का 58 ) के अधीन पजाब राज्य के लिए जैसा कि वह 
नियत दिन से अव्यवहित पूर्व विद्यमान था , स्थापित राज्य भाण्डागारण निगम की आस्तियो , 
अधिकारो और दायित्वों के प्रभाजन के सम्बन्ध में , के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है , 
अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - - ( 1 ) इस आदेश का नाम पजाब राज्य भाण्डागारण 
निगम ( आस्तियों , अधिकारो और दायित्वो का प्रभाजन ) प्रादेश , 1977 है । 

( 2 ) यह 1 नवम्बर, 1967 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 
2 परिभाषाएं.---- इस आदेश मे , जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -- 
( क ) अधिनियम से अभिप्रेत है "भाण्डागारण निगम अधिनियम , 1962 ( 1962 . 

का 58 ) ; 
( ख ) नियत दिन से , इस आदेश के प्रयोजनार्थ, अभिप्रेत है , 1 नवम्बर, 19673; 
( ग ) निगम से अभिप्रेत है भाण्डागारण निगम अधिनियम , 1962 ( 1962 

का 58) के अधीन , पजाब राज्य के लिए , जैसा कि यह यित दिन से अव्य 

यहित पूर्व विद्यमान था , स्थापित राज्य भाण्डागारण निगम ; 
( घ ) पजाब राज्य और हरयाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश सघ राज्य क्षेत्र मौर 

चण्डीगढ़ सघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में जनसंख्या अनुपात से , निम्नलिखित 
अनुपात अभिप्रेत है : - -- 
पंजाब . . 

. . . 54. 84 
हरयाणा . . 

. . 37 . 38 
हिमाचल प्रदेश 

7 . 19 
चण्डीगढ . 

. 0 . 59 
3. तुलम पत्र. - निगम के तुलन-पत्र में दिए गए ध्यौरो से , जैसे कि वे 31 अक्तूबर , 
1967 को थे, निगम की लेखापरीक्षित प्रास्तिया और दायित्व गठित होगे । 

4. शेयर-पूंजी. - ( 1 ) निगम की शेयर पूजी , पजाब और हरियाणा राज्यो और 
हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़ सघ राज्य क्षेत्रो में जनसख्या के अनुपात से बांट दी जायगी । 
शेयर पूजी के इस प्रकार विभाजित हो चुकने के पश्चात् चण्डीगढ संघ राज्य क्षेत्र और 
हिमाचल प्रदेश सघ राज्य क्षेत्र का प्रश पंजाब राज्य के निलम्बित लेख में रखा जाएगा और 
पडोगा संघ राज्य क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश सष राज्य भाण्डागारण निगम के स्थापन 
पर उसका मेयर उस संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रकार स्थापित निगम को अन्तरित कर दिया 
जाएगा । 


भाग 11 - खं . 30) 


भारत का असाधारण राजपत्र 


2051 


- 


- 


- - 


- 


( 2 ) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम द्वारा विनिहिन शेयर पूजी पजाब और हरियाणा 
राज्या का , हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ सघ राज्य क्षेत्रों के शेयर का , उनके अनुरूप 
अशदान का प्रतिदाय केन्द्रीय भाण्डागारण निगम को करने के पश्चात् , जनसख्या के अनुपात के 
आधार पर , नियत दिन को अन्तरित कर दी गई समझी जाएगी । 


5. कर्मचारिवन्द . - - पजाब राज्य या हरियाणा राज्य में स्थित क्सिी भाण्डागारण 
केन्द्र में कार्य करने वाला निगम का प्रत्येक कर्मचारी उसी राज्य को , उन्हीं शर्तों और 
निबन्धनो पर स्थानान्तरित सममा आएगा जो इस आदेश के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व उसे 
लगू थी : 

परन्तु पंजाब और हरियाणा के राज्य निगम के चण्डीगढ़ मुख्य कार्यालय में कार्य 
करने वाले कर्मचारियो के आवंटन के लिए, परस्पर करार द्वारा , कोई व्यवस्था करेंगे । 


. 


6. प्रास्तियां और दायित्व.- - खण्ड 4 और 5 मे उल्लिखित से भिन्न निगम की आस्तिया 
और दायित्व , जनसख्या अनुपात के आधार पर या नियत दिन को प्रास्थिति के माधार पर , 
पजाब और हरियाणा राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और चण्डीग सघ राज्य भंम्रो मे नीचे 
विष्टि रूप मे वितरित कर दिए जायगे : - - 
१ ( क ) जनसंख्या के आधार पर . 

(i) कानूनी प्रारक्षित निधि और सचित लाभ । 
(ii ) निगम के मुख्य कार्यालय भवन का किराया । 
( iii ) आयकर सलाहकार की फीस और लेखा-परीक्षा की संदेय फीस और बीमा 

प्रभार । 
( iv ) सुल्तानपुर लोधी भ स्थिन भाण्डागार मे गबन के कारण हानि । 
( v ) निगम के मख्य कार्यालय मे जगम आस्तिया , जिसमे उपस्कर, फर्नीचर , कीट 

नाशिमार और रसायन , लेखन सामग्री और जुडीशियल स्टाम्प शामिल है । 
( vi ) पूर्व सदत्त आयकर और मीमा का प्रतिदाय । 
( vii ) निगम के मुख्य कार्यालय मे सम्बन्धित कोई अन्य अग्रिम, प्रातिस्यां या दायित्व । 
( क ) प्रास्पिति के प्राधार पर : 

( i ) गोदामों , कार्यालयों और भण्डागारण केन्द्रों का किराया । 
(ii ) भाण्डागारण केन्द्रों के लिए संदेय बिल और अनुज्ञप्ति फीम । 
( ii ) पंजाब राज्य और हरयाणा राज्य को घेय रकम और उस राज्य में स्थित 

पूजी परिसम्पत्ति के मूल्य का ध्यान में रखते हुए, उपयुवत समायोजन किए 

जाने के अधीन रहते हुए स्थावर आस्तियां , जिसमे प्रत्येक भाण्डागारण केन्द्र 
__ के लिए भूमि प्ररि भवन सम्मिलित है । 
( iv ) प्रत्येक भाण्डागारण केन्द्र से सम्बन्धित जगम प्रास्तियां, जिसमे उपस्कर , 

फर्नीचर, कीटनाशिमारक और रमायन , लेखन- सामग्री और जुडीशियल स्टाम्प 

सम्मिलित हैं । 
( v ) वसूली यो - य भाण्डगारण प्रभार और व्यय । 


2052 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


PART II - SEC 3 (1) 


( vi ) भाण्डागारण केन्द्रो द्वारा धृत्त कड- शेष और बैंक अतिशेष । 
( vii ) भाण्डागारण केन्द्रो से संबधित कोई अन्य अग्रिम । 
( viii ) निगम के विरुद्ध दावो से उठने वाले कोई अन्य प्रभार । 
( ग ) निगम के लिए मुख्य कार्यालय भवन के निर्माण के लिए चण्डीगढ़ की भूमि 

पजाब राज्य को अन्तरित कर दी जाएगी और निगम द्वारा उस पर व्यय की 
गई रकम , उस राज्य को देय रोकड शेष के विरूद्ध समायोजित की जा सकती 


( घ ) निगम की स्टाफ कार पजाब राज्य को उस के ह्रासित मूल्य पर पाटित 

की जायगी । 
( ड ) निगम के मख्य कार्यालय में रोकह- शेष , जिममे बैंका में निक्षेप सम्मिलित है , 

का उ योग , पजाब और हरियाणा राज्यो तथा हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ 
संघ राज्य क्षेत्रो मे से प्रत्येक की बाबत , उक्त राज्यो और सघ राज्य क्षेत्रो 
मे प्रास्तियो और दायित्वो को बाटने के पश्चात , आस्तियों को दायित्वो के 

अनुरूप करने के लिए होगा । 
7. समप्र विसीय समायोजन. - - पैरा 4 और 6 के अधीन खण्डो मे उल्लिखित अस्तियो 
और दायित्वों का विभाजन, पजाब और हरियाणा राज्यो तथा हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ 
संघ राज्य क्षेत्रो के मध्य ममग्र वित्तीय समायोजन के अधीन रहते हए इम रीति से होगा 
कि शुद्ध आस्तिया , अर्थात् दायित्वो से प्रातिम्यो का प्राधिक्य उन्हें जनसख्या के आधार पर 
उद्भूत होगा । 

8 लेखे. - निगम की लेखा --- पुस्तके और 31 अक्तूबर, 1967 तक के सभी अन्य 
सूसंगत अभिलेख पजाब राज्य द्वारा रखे जाते रहेंगे । 

9. संयुक्त प्रारक्षित निधि.- - ( 1 ) निगम के ज्ञात और अज्ञात दायित्वो को पूर्ण करने 
के लिए, पजाब और हरियाणा राज्यो मे परस्पर करार पाई गई रकम , विभाज्य रोकड़- शेष 
मे से संयुक्त प्रारक्षित निधि के रूप मे पथक कर दो जाएगो और पजाब राज्य, हरयाणा 
राज्य के परामर्श से , इस निधि का पालन करेगा और उसके लेखे रखेगा । हरयाणा, राज्य 
निगम के दायित्वो के अपने भाग का , जो इस आदेश के अनुसरण में आस्तियों और दायित्वो 
के अन्तिम विभाजन के पश्चात् उद्भूत हो , यदि संयुक्त प्रारक्षित निधि इन दायित्वों के 
निर्वहन के लिए पर्याप्त न हो तो प्रतिपूर्ति पजाब राज्य को करेगा । 

( 2 ) पजाब राज्य, नियत दिन से अव्यवहित पूर्व निगम को देय राशियो की ( जो 
भाण्डागारण केन्द्रो से संबंधित नही है ) बमूली के लिए आवश्यक कार्रवाई भी करेगा । 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 की धारा 67 के अधीन भूतपूर्व पजाब राज्य 
भाण्डागारण निगम की आस्तियो , अधिकारो और दायित्वो का प्रभाजन उत्तराधिकारी राज्यो 
में ऐसी रीति से किया जाना था जिस पर निगम के विघटन से एक वर्ष के भीतर उन राज्यों 
के बीच सहमति हो जाती या यदि सहमति न हो पाती तो ऐसी रीति से किया जाना था 
जो केन्द्रीय सरकार प्रादेश द्वारा अवधारित करें । भूतपूर्व पंजाब राज्य भाण्डागारण निगम 1 नवम्बर , 


भाग II . खं . 3 (1) 


भारत का असाधारण राजपत्र 


2053 


1967 को विघटित हो गया था । उत्तराधिकारी राज्य अर्थात , पजाब और हरियाणा और 
हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगा का सघ राज्य क्षेत्र एक वर्ष के भीतर , अर्थात 1 नवम्बर , 
1968 तक , आस्तियो , अधिकारी और दायित्वों के प्रभाजन के बारे में सहमत नहीं हो सके 
थे । तदनुसार केन्द्रीय सरकार एक आदेश निकाल रही है और उसमे उसके उपबन्धी को 
अधिनियम की धारा 67 के अर्थ में , 1 नवम्बर , 1967 से लाग करने का निश्चय किया 
है । प्रस्तावित भूतलक्षी प्रभाव देने के कारण किसी भी पक्षकार के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पडेग । । 


[ सं० फा० 25- 3/ 65-एस जी ] 
कमला प्रसाद , सयुक्त सचिव । 


-- 


- - 


- - 


- - .. - - - 


- 


- - 


- 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्दा राड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OP PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


